सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण , 1943 ( श ० ) 
17 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या- 624 राँची , शुक्रवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
3 दिसम्बर , 2021 


1 


> 


संख्या- 7 / स्था०-802 / 2019 का ० 8274 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -3615 दिनांक -31.07.2021 
द्वारा श्री बैजू प्रसाद , अवर सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अवर सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ( प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय , राँची ) , 
झारखण्ड , राँची में पदस्थापित किया गया था । इस अधिसूचना को विलोपित किया जाता है । 

श्री प्रसाद पूर्ववत अवर सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची के पद 
पर बने रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


2 . 


1 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


7 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 624 50 


-- 


